... रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


- 


भारत मनपा 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTIL - Section 3 - Sub -section (it ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . सं . 628] . 
. . No. 6281 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 22 , 2005 / आषाढ़ 1 , 1927 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22 , 2005 /ASADHA 1 , 1927 


पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना . . 
नई दिल्ली, 21 जून , 2005 


का. आ . 874( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी 
भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
का . आ . 227 ( अ) तारीख 16 फरवरी, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2 खण्ड 3 
उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , के द्वारा राजस्थान राज्य के बूंदी जिले की बूंदी तहसील में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के कि . मी . 338.000 से कि . मी . 378.000 तक के भूखण्ड का निर्माण 
करने के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

___ और , उक्त अधिसूचना का सार तारीख 24 नवम्बर 2004 के “ राजस्थान पत्रिका ” और 
“ दैनिक भास्कर ” दोनों में प्रकाशित किया गया था । 


और उक्त भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुए थे जिनपर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
विचार किया गया और निपटान किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार को अपने रिर्पोट दे दी है ; 


1879 G1/2005 


- 


- 


- 


THEGAÆTTEOFNDA : EXTRAORDINARY 

PARTI Sec .30) ] 
अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिर्पोट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त 
अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती 
है कि इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना . . 


और आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में 
यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 76 के 338 . 000 कि0 मी0 से 378 . 000 कि0 मी0 तक भूखण्ड में आने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना 
रहित विवरण 


जिला - बूंदी 
क्र . सं. / तहसील का नाम गांव का नाम 


खसरा नं . 


भू- स्वानी का नाम 


भूमि क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


2 


13 


. 


4 


767 


0 . 469 


सा . नि. वि . 


(1) भगवानपुरा 
उर्फ चैनपुरिया 


- 


- 


941 


1 . 517 


90 


( 2 ) करौंदी 


72 
103 


0 . 77 
0 . 259 
1 . 63 


सा . नि. वि . 
सा . नि . वि .- 0. 234 , सिवायचक बिला लगानी - 0.536 

सिवायचक बिला लगानी 
सिवायचक बिला लगानी 
सिपाचवका पिला लगानी 

सिवायचक 


2. 72 


208 
210 


0 . 453 


[ फा . सं. भा . रा.रा. प्रा ./11014 /टेक./ पूर्व - पश्चिम - 2 /एलए/ कोटा/ 2003 ] 

प्रभाकर, उप सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st June, 2005 
S. O . 874 (E ). Whereas, by the notification of the Government of India in the then 
Ministry of Road Transport and Highways, number S .O . 227 (E ) dated 16th February , 
2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part - II , Section- 3 , Sub- section-( ii ) 
issued under sub- section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 
1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the 
public purpose of building of National Highway No. 76 on the stretch of land from km 
338 .000 to km 378 .000 in Tehsil Bundi, in District Bundi, in the State of Rajasthan ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in the 
" Rajasthan Patrika " and " Dainik Bhasker " both dated the 26th February, 2005%; 


( M1 - 05 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


And whereas objections have been received and same have been considered and 
disposed by the competent authority ; 


And whereas in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act , 
competent authority has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in 
exercise of the powers conferred by the sub -section (1) of section 3D of the said Act, the 
Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto 
is to be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub- section ( 2) of section 3D of the said Act, the 
Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the 
Official Gazette , the land , specified in Schedule annexed hereto , shall vest absolutely in the 
Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Land with or without structure falling within the land stretch from km 338 .000 to 378.000 on National Highway No. 76 
in the State of Rajasthan . , 
District : Bundi 


NNN 


S .No 


Name of Village 


Name of the Owner 


Khasra 
No. 


Name of 
Tehsil 

2 
Bundi 


Land 
Area(Hectare ) 


L1 


WE 


M 


767 


0 .469 


(1 ) Bhagwanpura Alis 
Chainpurya 


Public work department 


941 


7 


290 


1 .517 
0 .77 


29517 


Public work departm 


90 


(2 )Karondi 


Public work department 
Public work department, 

Siwavakchak 
Siwavakchak Bilanam lagani 
Siwavakchak Bilanam lagani 
Siwavakchak Bilanam lagani 
Siwavakchak Bilanam lagani 


0 . 259 
1 .63 
2 . 72 
0 . 453 


103 
208 
210 


F. No. NHAV 1014 / Tech /EW - WLA /Kota / 2003 ] 

PRABHAKAR, Dy. Secy . 


Printed by the Mininger , Gent of India Press Phone Road Wayapuri, New Delhi -11064 

and Pablished by the Controller of Pablications, Dothi- t 10054 


